IRANP 


UID. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 ज्येष्ठ, 1940 ( श० ) 


संख्या - 555 


राँची, मंगलवार 


5 जून , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
4 जून , 2018 


संख्या- 01/ माडा- 09/ 2017 न०वि०आ०- 2875 -- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 
2000 की धारा-128 की उपधारा- 2 ( य ट ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , खनिज क्षेत्र विकास 
प्राधिकार , बाजार फीस नियमावली, 2010 के अध्याय -II के नियम - 20 ( क ) में अंकित " प्राधिकार द्वारा इस मद 
में जमा राशि का न्यूनतम 50 % राज्य सरकार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार को त्रैमासिक रूप से विमुक्त 
करेगी, ” को निम्नवत संशोधित किया जाता है: 

" प्राधिकार द्वारा इस मद में जमा राशि का न्यूनतम 80 % राज्य सरकार खनिज क्षेत्र विकास 
प्राधिकार को त्रैमासिक रूप से विमुक्त करेगी । " 

2. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , बाजार फीस नियमावली, 2010 के शेष प्रावधान 
यथावत रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 555 - - 50 


